निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 अग्रहायण 1932 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 30 नवम्बर 2010 


( सं० पटना 771) 


विधि विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 


26 नवम्बर 2010 


सं0 सी0 / ई0एच0 -9/ 92/ खंड - 5372/ जे0 — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल श्री रामबालक महतो, वरीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना को 


उनके पदभार ग्रहण की तिथि से महाधिवक्ता, बिहार के पद पर नियुक्त करते हैं । 


( संचिका सं0- सी0 / ई0एच0 - 9/ 92/ खंड - 5372 / जे0 ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


मजहर इमाम , 


सरकार के प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 771-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


